रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3437 ] 
No. 3437 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 02082022-237832 


5211 GI / 2022 


CG - DL - E - 02082022-237832 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 1 , 2022 / श्रावण 10 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 1 , 2022 / SHRAVANA 10 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 अगस्त , 2022 


का.आ. 3602 ( अ ) . – केंद्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) भारत सरकार के 
पोत परिवहन , सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या 
का.आ. 2558 ( अ ) तारीख 03 जुन , 2022 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2 , खंण्ड 3 , उपखण्ड ( ii ) , तारीख 
03 जून , 2022 में प्रकाशित की गई थी , व्दारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में जलगांव - भडगांव - चालीसगांव - मनमाड 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753 जे के नांदगांव - मनमाड खंड कि . मी . 147.425 से कि.मी. 168.800 के ( 21.375 कि.मी. ) के 
भूखण्ड के निर्माण ( दोन / चार लेन का बनाने / चौडा करणे , आदि ) अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए 
उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी | 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन १२ जुन 
२०२२ " तारीख को " दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स " ( मराठी ) और १४ जुन २०२२ " तारीख को " दैनिक लोकमत टाईम्स " 
( इंग्रजी ) में प्रकाशित किया गया था ; 


जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई ; 
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 

दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 


( 1 ) 


2 


अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 
घ की उपधारा ( 1 ) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमो से मुक्त हो कर 
आत्यन्तिक रुप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी | 


1 


जिले का नाम : नासिक 

राज्य का नाम : महाराष्ट्र 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


12 


अनुसूची 

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में जलगांव - भडगांव - चालीसगांव - मनमाड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753 जे के नांदगांव 
मनमाड खंड कि.मी. 147.425 से कि.मी. 168.800 के ( 21.375 कि.मी. ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित 
अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


3 


4 


5 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


13 


2 

तालुक का नाम : नांदगाव 

गांव का नाम हिसवल बुद्रुक 

निजी 


17 


26 


27 


433 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


निजी 


शुष्क 


शुष्क 


शुष्क 


शुष्क 


शुष्क 


4 


भूमि का 

भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


0.04 


0.035 


0.09 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


0.001 


0.003 


5 


क्षेत्रफल भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


सिताराम भिका जगताप 

( १३ ) 

मारुती किसन जगताप 

( १७ ) 


वाल्मिक भिका जगताप 

( २६ ) 


अमृत बाबुराव देशमुख , हिसवळ बु , वि . 
का . से . सह . संस्था मर्या . 

( २७ ) 


भिमराव माधवराव देशमुख पोपटराव 
माधवराव देशमुख मंगलाबाई मधुकर 
शिंदे कमलाबाई पोपटराव भोसले अमृत 
बाबुराव देशमुख इतर हक्कत - गयाबाई 
श्रीपतराव निकम , माईबाई दत्तात्रय , 
लिलाबाई भुजंगराव , मंगलबाई मधुकर 
शिंदे , कमलाबाई पोपटराव भोसले , 
हिसवळ बु , वि . का . से . सह . संस्था मर्या . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


6 


7 


56/1 


81 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


शुष्क 


शुष्क 


कुल 


0.17 


0.033 


0.372 


( ४३३ ) 

भैय्यासाहेब माणिकराव देशमुख , 
बापूसाहेब माणिकराव देशमुख , 
माधवराव माणिकराव देशमुख , प्रभावती 
भैय्यासाहेब देशमुख , लताबाई बापूसाहेब 

| देशमुख , विमलबाई माणिकराव देशमुख , 
हिसवळ बु , वि . का . से . सह . संस्था मर्या . 
( ५६/१ ) 


अशोककुमार केशरीमल पारख , आनंद 

केशरीमल पारख , रमेश केशरीमल 

पारख , दिलीप केशरीमल पारख , 

जसराज कचरदास पारख , मोहन 

कचरदास पारख , सजनराज कचरदास 
पारख , हुकुम पारसमल पारख , नरेंद्र 
कचरदास पारख , तारा राजेंद्र जैन , 
महाविर पारसमल पारख , वंदना सुरेंद्र 
जैन , शांतीलाल भिकचंद जैन , मनोज 
केमिकल इंडस्ट्रीज , पदमकुमार 

शांतीलाल जैन , अजित शांतीलाल जैन 

" 


, 


3 


| मनोज शांतीलाल जैन , नाशिक मर्चंटस 

को ऑफ बँक लि . शाखा नांदगांव . 
भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा 
नांदगांव . 

( ८१ ) 


[ फा . सं . 1203 / 9 / 2018 - MAH ( Zone - 4 ) / 3D ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 1st August , 2022 


S.O. 3602 ( E ) . – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , Department of Road Transport and Highway No. S.O. 2558 ( A ) Dated 03 June , 
2022 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub 
section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 


4 


annexed to the said notification for building ( Widening / four - laning , etc. ) maintenance , management and 
operation of NH - 753J on the stretch of land from Km 147/425 to Km . 168/800 ( Jalgaon - Pachora 
Bhadgaon - Chalisgaon - Nandgaon - Manmad Road ) in the district of NASHIK in the state of 


MAHARASHTRA ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Maharashtra 
Times ( Marathi ) dated 12th June 2022 ” and “ Dainik Lokmat Times ( English ) ” dated 14th June 
2022. ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


State : MAHARASHTRA 

SI . 

No. 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 

SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH - 753J on 
the stretch of land from Km . 147/425 to Km . 168/800 ( Jalgaon - Pachora - Bhadgaon - Chalisgaon 
Nandgaon - Manmad Road ) in the district of NASHIK in the State of MAHARASHTRA . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


13 


17 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Taluk : Nandgaon 

Village : Hiswal Bk . 


26 


Survey 
Number 


27 


433 


2 


56/1 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


District : NASHIK 

Nature of 
Land 


3 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


4 


Area in 
Hectare 


0.04 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


0.035 


0.09 


0.001 


0.003 


0.17 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 
6 


Sitaram Bhika Jagtap . 
13 


Maruti Kisan Jagtap 

17 


Valmik Bhika Jagtap . 

26 


Amrut Baburao Deshmukh , Hiswal Bu . , 
V.K.S. Sastha Marya . 

27 


Bhimrao Madhavrao Deshmukh , 
Popatrao Madhavrao Deshmukh , 
Mangalabai Madhukar Shinde , 
Kamlabai Popatrao Bhosale , Amrut 
Baburao Deshmukh , Other Right - 
Gayabai Shripatrao Nikam , Maibai 
Dattatray , Lilabai Bhujangrao , 
Mangalbai Madhukar Shinde , Kamlabai 
Popatrao Bhosale , Hiswal Bu . , V.K.S. 
Sastha Marya . 

433 


Bhaiyasaheb Manikrao Deshmukh , 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


81 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Dry 


TOTAL 


0.033 


0.372 


5 


Bapusaheb Manikrao Deshmukh , 
Madhavrao Manikrao Deshmukh , 

Prabhavati Bhaiyasaheb Deshmukh , 
Latabai Bapusaheb Deshmukh , 
Vimalbai Manikrao Deshmukh , Hiswal 
Bu . , V.K.S. Sastha Marya 

56/1 


Ashokkumar Keshrimal Parakh , 
Aanand Keshrimal Parakh , Ramesh 
Keshrimal Parakh , Dilip Keshrimal 
Parakh , Jasraj Kacharadas Parakh , 
Mohan Kachardas Parakh , Sajnraj 
Kachardas Parakh , Hukum Parasmal 
Parakh , Narendra Kachardas Parakh , 
Tara Rajendra Jain , Mahavir Parasmal 
Parakh , Vandana Surendra Jain , 
Shantilal Bhikchand Jain , Manoj 
Cemical Industries Padmkumar 
Shantilal Jain , Ajit Shantilal Jain , 
Manoj Shantilal Jain , Nashik Merchants 
Co - Op Bank Ltd. Br . Nandgaon . State 
Bank of India Br . Nandgaon . 

81 


[ F. No. 1203 / 9 / 2018 - MAH ( Zone - 4 ) / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2022.08.02 16:38:00 + 05'30 ' 


